सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 606 राँची, बुधवार , 


31 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 
8 मार्च, 

2019 


विषयः झारखण्ड ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति -2016 में GST के अनुरूप संषोधन किए गये 

के संबंध में । 


. 


संख्या-514- 06/ 3० नि ० नीति( Automobile and Auto component) -09 / 2015-- वर्तमान में 
झारखण्ड ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति -2016 विभागीय पत्रांक 3079, दिनांक 19.09.2016 
के द्वारा अधिसूचित किया गया है । 

वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, भारत सरकार के पत्रांक D.0.F. No. 34012 /5 / 2018- ST - II 
DOR दिनांक 19.02.2018 के द्वारा राज्य में प्रवृत नीतियों में कैज् के अनुरूप संषोधन हेतु निदेषित 
किया गया है । 

Goods and Service Tax (GST) अधिनियम लागू होने के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक 
प्रोत्साहन निवेष नीति-2016 में GST के अनुरूप संषोधन करते हुए ज्ञापांक 1335 दिनांक 
16.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 जुलाई, 2019 
झारखण्ड ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति -2016 के कंडिका -5.2 में NET -VAT 
Incentive दिए जाने का प्रावधान है । अतएव दिनांक 01.03.2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद 
संख्या-20 के रूप में स्वीकृति दिए जाने के उपरांत झारखण्ड ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति 
2016 में NET - VAT/ CST incentive के स्थान पर GST के अनुरूप निम्नवत संषोधन किया जाता है । 


1 . 


कंडिका -5.2 ( a ) को विलोपित किया जाता है । 


2 . 


कंडिका -5.2 ( b) के उपकंडिका 1,2,3,4 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैं । 
( 1 ) कंडिका (1 )- में अंकित New MSME units will be given incentive of 80 % NET VAT Paid 
for five years from the date of production with a ceiling of maximum 150 % of total fixed 
capital investment made. ñ FOTO New MSME unit will be given incentive of 80 % 
reimbursement of state GST paid on intra state Supply subject to the tax actual realization 
in the state government treasury for five year from the date of production with a ceiling 
of 150 % of total fixed capital investment made. प्रतिस्थापित किया जाता हैं । 
( 2) कंडिका ( 2 )- में अंकित New large projects will be givenincentive of 75 % of NET VAT 
paid p.a for seven years from the date of production with a ceiling of maximum 150 % of 
total fixed capital investment made. O FEITO A New Large Projects will be given 
incentive of 75 % reimbursement of state GST paid on intra state Supply subject to the tax 
actual realization in the state government treasury for seven year from the date of 
production with a ceiling of 150 % of total fixed capital investment made. प्रतिस्थापित 
किया जाता हैं । 
( 3) कंडिका ( 3)- में अंकित New Mega projects will be given incentive of 75 % of NET VAT 
paid p.a. for twelve years from the date of production with a ceiling of maximum 150 % 
of total fixed capital investment made. ☆ FATA R New Mega Projects will be given 
incentive of 75 % reimbursement of state GST paid on intra state Supply subject to the tax 
actual realization in the state government treasury for Twelve year from the date of 
production with a ceiling of 150 % of total fixed capital investment made . प्रतिस्थापित 
किया जाता हैं । 
( 4 ) कंडिका ( 4)- में अंकित New ultra mega projects will be given incentive of 75 % of NET 
VAT paid p.a. for twelve years from the date of production with a ceiling ofmaximum 
150 % of total fixed capital investment made. To FOTO New ultra Mega Projects will be 
given incentive of 75 % reimbursement of state GST paid on intra state supply subject to 
the tax actual realization in the state government treasury for twelve year from the date 
of production with a ceiling of 150 % of total fixed capital investment made. प्रतिस्थापित 
किया जाता हैं । 
कंडिका -5.2 -( b) के उप कंडिका 5 के द्वितीय पंक्ति में अंकित “benefits in respect of VAT 
and CST " के स्थान पर “ benefits in respect of State GST " प्रतिस्थापित किया जाता है एवं 
चतुर्थ पंक्ति में " and VAT /CST Paid/ Payble" के स्थान पर and State GST Paid " 
प्रतिस्थापित किया जाता है । 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 जुलाई, 2019 


3 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


कंडिका -5.2 के -(b) के उप कंडिका (9) में अंकित “ claim for VAT incentive ” के स्थान पर 
" claim for State GST incentive ” प्रतिस्थापित किया जाता है । 
कंडिका-5.2 के -(b ) के उप कंडिका (10) में अंकित “incentive of the VAT claimed for the next 
year " के स्थान पर "incentive of the State GST claimed for the next year " प्रतिस्थापित 
किया जाता है । 
कंडिका -5.2 -( b) के उप कंडिका (11 ) में अंकित " claim for VAT incentive” को “ claim for State 
GST incentive ” प्रतिस्थापित किया जाता है । 
कंडिका -5.2 के उप कंडिका- (b) में ( 12 ) के रूप में Explanation:- Actual realization in the 
state treasury means the goods supplied by the industrial unit and finally consumed 
within the state and SGST paid thereof realized in the state treasury .If any ITC claimed 
on the goods supplied by the unit or by any subsequent taxable person in any manner 
whatsoever, e.g. ITC on inter -state supply then SGST paid on such goods shall not be 
eligible for reimbursement सम्मिलित किया जाता है । 
उक्त संशोधन निर्गत की तिथि से वैसे इकाइयों पर प्रभावी होंगे , जिनके द्वारा झारखण्ड 
ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति-2016 के प्रभावी तिथि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन 
आरंभ किया गया हो । 


8 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के . रवि कुमार , 


सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 606 -- 50 


